रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


१.IN 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


11.2 


6MA 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 -- उप - खण्ड (i) 
PART II- Section 3 . Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


HARYANA 


AT 


. ; . .... . 


" 


सं . 294 ] 
No. 294 ) 


नई दिल्ली , शुक्रवार, जून 8 , 2001 / ज्येष्ठ 18 , 1923 
NEW DELHI , FRIDAY , JUNE 8 , 2001/JYAISTHA 18 , 1923 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 जून , 2001 
सा. का. नि. 421 ( अ ).-- केन्द्रीय सरकार , मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (1994 का 10 ) की धारा 40 

की उपधारा (2 ) के खण्ड ( ख ) सपठित उपधारा ( 1 ) और 40 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ( समूह "क " और समूह " ख " पद ) भर्तीनियम , 1996 का संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 


1 . 


सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ( समूह 
" क " और समूह " ख " पद ) भर्ती( संशोधन ) नियम, 2001 है । 


( 2 ) 


ये 01 .01. 1996 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे । 


2. 


राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ( समूह "क " और समूह " ख" पद ) भर्तीनियम,1996 की अनुसूची में , 


महासचिव के पद से संबंधित क्रम सं0 1 के सामने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित प्रविष्टियों के 
स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा . 

" 26000/ - रुपएनियत " 


रजिस्ट्रार ( विधि ) के पद से संबंधित क्रम सं0 2 के गमने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

"22400 - 525 - 24500 / = रु0 " 


1781 G / 2001 


L : EXTRAORDINARY 


..... .{PART II---SEC.36 


( iii ) 


महानिदेशक ( अन्वेषण ) के पद से संबधित क्रम संख्या 3 के सामने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 

" 24050 - 650 -26000/ - रु0 " 


( iv ) 


संयुक्त सचिव के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित प्रविष्टियों 
के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

"18400 - 500 - 22400/ = 60 " 


( v ) 


उप महानिरीक्षक के पद से संबंधित क्रम सं0 5 के सामने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित प्रविष्टियों 
के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

"16400 -450 -20000 / = रु0 " 


( vi ) 


निदेशक के पद से संबंधित क्रम सं0 6 के सामने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित प्रविष्टियों के 
स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 14300 - 400 -18300/ = रु0 " 


( vii ) 


संयुक्त रजिस्ट्रार ( विधि ) के पद से संबंधित क्रम सं0 7 के सामने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 14300 - 400 - 18300 / %360 " 


( viii ) 


निजी सचिव के पद से संबंधित क्रम संख्या 8 के सामने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित प्रविष्टियों 
के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् 

" 12000 - 375 - 16500 / %D70 " 


( ix ) 


ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्या 9 के सामने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् 
___ "14300 - 400 -18300 / - रु0 " 


( x ) 


सहायक रजिस्ट्रार (विधि ) के पद से संबंधित क्रम संख्या 10 के सामने स्तंभ 4 में और उससे 
संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् 
_ " 10000- 325 -15850/ =30 " 


( xi ) 


अवर सचिव के पद से संबंधित क्रम संख्या 11 के सामने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित प्रविटियों 
के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 10000 - 325 - 15850/ 360 " 


[ भाग II - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( xii ) 


ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 12 के सामने स्तंभ 4 में और उससे 
संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 10000 - 325 - 15850/ = रु0 " 


( xiii ) 


विशेष सहायक/ निजी सहायक/ प्रधान निजी सचिव के पद से संबंधित क्रम संख्या 13 के सामने 
स्तंभ 4 में और उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 

" 10000 - 325 - 15850/ = 60 " 
ज्येष्ठ प्रणाली विश्लेषक के पद से संबंधित क्रम सं0 14 के सामने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 

" 10000 - 325 - 15850 / = 60 " 


( xiv ) 


( xv ) 


सूचना और लोक संपर्क अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 15 के सामने स्तंभ 4 में और 
उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 

" 10000 - 325 - 15850/ = रु0 " 


___ i ) 


कार्यक्रम के पद से संबंधित क्रम संख्या 16 के सामने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित प्रविष्टियों के 
स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् 

" 7450 - 225 - 11500 / = रु0 " 


( xvii ) 


निजी सचिव के पद से संबंधित क्रम संख्या 17 के सामने स्तंभ 4 में और इससे संबंधित प्रविष्टियों 
के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात : 

" 6500 - 200 - 10500 / = रु0 " 


( xviii ) 


पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से संबंधित क्रम संख्या 18 के सामने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 6500 - 200 - 10500 / = 60 " 


( xix ) 


ज्येष्ठ लेखा अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 19 के सामने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 
___ " 8000 - 275- 13500/ = रु0 " 


( xx ) 


अनुभाग अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 20 के सामने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 

" 6500 - 200 - 10500 / - रु0 " 


( xxi ) 


न्यायालय मास्टर के पद से संबंधित क्रम संख्या 21 के सामने , स्तंभ 4 में और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 6500 - 200 - 10500 / = रु0 " 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEc . 3(i)1 
उप पुलिस अधीक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्या 22 के सामने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 

" 6500 - 200 - 10500/ = 60 " 
निरीक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्या 23 के सामने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित प्रविष्टियों के 
स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 6500 -200 - 10500 / = रु0 " 


( xxiii ) 


( xxiv ) 


सहायक लेखा अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 24 के सामने स्तंभ 4 में और उससे 
संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
" 6500 - 200 - 10500/ - रु0 " 


( xxv ) 


सहायक निदेशक (हिन्दी ) के पद से संबंधित क्रम संख्या 25 के सामने स्तंभ 4 में और उससे 
संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 6500 - 200 - 10500 / = रु0 " 


( xxvi ) 


ज्येष्ठ अनुवादक ( हिन्दी ) के पद से संबंधित क्रम संख्या 26 के सामने स्तंभ 4 में और उससे 
संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 5500 - 175 - 9000/ = 60 " 


( xxvii ) नयाचार सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्या 27 के सामने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित 

प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 

" 5500 - 175 - 9000/ = रु0 " 


( xxviii ) अनुसंधान सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्या 28 के सामने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित 

प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

"5500- 175 -9000/ = 60 " 


( xxix ) 


कार्मिक सहायक के पद से संबंधित क्रम सं0 29 के सामने स्तंभ 4 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के 
स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 5500 - 175 - 9000/ - रु0 " 


( xxx ) 


सहायक के पद से संबंधित क्रम सं0 30 के सामने स्तंभ 4 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान 
पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 5500 - 175 - 9000 / - रु0 " 


( xxxi ) 


कार्यक्रमण सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्या 31 के सामने स्तंभ 4 में और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा : 

" 5500 -175 - 9000/- रु0 " 


[ भाग II - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( xxxii ) कनिष्ठ अनुवादक ( हिन्दी ) के पद से संबंधित क्रम संख्या 32 के सामने स्तंभ 4 में और उससे 

संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् : 

" 5000 - 150 - 8000 / रु0 " 


[ फा . सं . 15011/ 15 / 2001 एच. आर. ] 
ए. के , जैन , संयुक्त सचिव ( एच. आर. ) 


स्पष्टीकारक टिप्पण : -~-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियम को भूतलक्षी रुप से लागू होने से ऐसे किसी 

व्यक्ति के हितों पर जिस पर ये नियम लागू हैं प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा । 


पाद टिप्पण : ---मूल भर्तीनियम भारत के राजपत्र में सा. का. नि . 524 तारीख 23. 11. 96 द्वारा 

प्रकाशित किए गए थे और पश्चात वर्ती संशोधन सा. का.,नि . 137 ( ई ) तारीख 
18.3. 98 सा . का .नि . 82 ( ई ) तारीख 10. 2.98 और सा . का .नि . 609 ( ई ) तारीख 
23. 8.99 द्वारा किए गए । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th June, 2001 


G . S. R. 421 ( E). - -Inexercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with clause ( b) of sub - scction ( 2) of 
section 40 and 40A of the Protection of Human Rights Act 1993 ( 10 of 1994 ), the Central Government hercby makes the 
following rules to amend the National Human Rights Commission (Group ‘ A ’ and Group B Posts ) Recruitment Rulcs, 1996 , 
namely : - - 

1. Short title and commencement . - ( 1 ) These niles may bccalled the National Human Rights Commission ( Group 
A and Group B Posts ) Recruitment ( Amendment) Rules , 2001 . 

(2 ) Thcy shall be deemed to have come into force w .e.f. 1 - 1- 96 
2. In the Schedule ofNational Human Rights Commission (Group A and Group B Posts ) RecruilmentRules, 1996,-- 
(i) against serial No. 1 relating to the post of Secretary General, in column 4 and the entries relating 

thereto , the following shall be substituted , namely 
" Rs. 26000/- fixed " 
against serial No. 2 relating to the post of Registrar (Law ), in column 4 and the entries relating thereto , 
the following shall be substituted , namely :-- 
" Rs. 22400-525 -24500/- " 
against serial No . 3 relating to the post of Director General (Investigation), in column 4 and the entries 
rclating thereto, the following shall be substituted , namely : 
" Rs 24050-650 -26000/- " 
against serial No. 4 relating to thc post of Joint Secretary, in column 4 and the entries relating thereto , 
the following shall be substituted, namely : 
" Rs. 18400 - 500 -22400/- " 
against serial No. 5 relating to the post ofDeputy Inspector Gencral, in column 4 and the entrics relating 
thereto, the following shall be substituted , namcly . 

" Rs. 16400 -450 -20000/- " 
( vi ) against serial No, 6 relating to the post of Director, in column 4 and the entrics relating thereto , the 

following shall be substituted , namely - - 
" Rs. 14300 - 400-18300/- " 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II - Sec . 3 (1)] 


(vi ) against serial No. 7 relating to the post of Joint Registrar (Law ), in column 4 and the entries relating 

thereto , the following shall be substituted , namely : 

" Rs. 14300 -400 -18300 /-" 
(viii) against serialNo. 8 relating to the post of Private Secretary , in column 4 and the entries relating thereto , 

the following shall be substituted , namely:-- 
“ Rs. 12000 -375- 16500 /-" 
against serial No. 9 relating to the post of Senior Superintendent of Police , in column 4 and the entries 
relating thereto , the following shall be substituted, namely: 
" Rs. 14300 -400 - 18300/-" 
against serial No. 10 relating to the post of Assistant Registrar (Law ), in column 4 and the entries 
relating thereto , the following shall be substituted , namely : 
“ Rs, 10000 - 325 -15850 /-" 
against serial No. 11 relating to the post ofUnder Secretary , in column 4 and the entries relating thereto , 
the following shall be substituted , namely : 

“ Rs. 10000 -325 -15850 /-" 
( xii) against serial No. 12 relating to the post of Senior Research Officer, in column 4 and the entries relating 

thereto , the following shall be substituted , namely: 

" Rs. 10000 -325-15850 /2" 
(xiii) against serialNo. 13 relating to the posts of SpecialAssistant/Private Secretary /Principal Private Secretary, 

in column 4 and the entries relating therсto ,the following shall be substituted , namely : 

" Rs. 10000 -325 - 15850 /-" 
( xiv ) against serial No . 14 relating to the post of Senior System Analyst, in column 4 and the entries relating 

thereto , the following shall be substituted , namely : - - 

" Rs. 10000 - 325- 15850 /-" 
(XV) against scrial No . 15 relating to the post of Information and Public Relations Officer, in column 4 and the 

entries relating thereto, the following shall be substituted , namely : 

“ Rs. 10000- 325- 15850 /-" 
(xvi) against scrial No. 16 relating to the post of Programmer, in column 4 and the entries relating thereto, the 

following shall be substituted , namely : 

“ Rs.7450 - 225 -11500 /-" 
( xvii) against scrial No. 17 relating to the post of Private Secretary ,in column 4 and the entries relating thereto, 

the following shall be substituted , namely : 

" Rs.6500 - 200 -10500 /-" 
(xviit) against scrial No. 18 relating to the post of Librarian , in column 4 and thc entries relating thereto , the 

following shall be substituted , namely : 

**Rs. 6500 -200 - 10500 /-" 
( xix ) against serial No. 19 relating to the post of Senior Accounts Officer, in column 4 and the entries relating 

thereto , the following shall be substituted , namely : 

" Rs. 8000 -275 - 13500 /-" 
(XX ) against serial No. 20 relating to the post of Section Officer , in column 4 and the entries relating thereto , 

the following shall be substituted , namely : 

“ Rs.6500 -200 - 10500/-” 
(XX1) against serialNo. 21 relating to the post of CourtMaster, in column 4 and the entries relating thereto , the 

following shall be substituted , namely - 

" Rs. 6500 -200 -10500 /-" 
(xx ) against scrial No. 22 rclating to the post ofDeputy Superintendent of Police, in column 4 and the entries 

relating thereto , the following shall be substituted , namely : 
" Rs.6500 -200 - 10500 /-" 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( cvil ) against serial No. 23 relating to the post of Inspector, in column 4 and theentries relating thereto, the 

following shall be substituted , namely : -- 

“ Rs. 6500 - 200 - 10500 /- " 
( XXIV ) against serial No. 24 relating to the post of Assistant Accounts Officer, in column 4 and the cntries 

relating thereto, the following shall be substituted, namely : -- 

" Rs . 6500-200-10500/- " 
( Kav ) against serial No. 25 relating to the post of Assistant Director ( Hindi ), in column 4 and the entries 

relating thereto , the following shall be substituted , namely : 

“ Rs . 6500 -200- 10500/ - " 
( xxvi ) against serial No. 26relating to the postof Senior Translator ( Hindi ), in column4and the entries relating 

thereto , the following shall be substituted , namely : 

" Rs. 5500-175 -9000/-" 
( xxvii ) against serial No. 27 relating to the post of Protocol Assistant , in column 4 and the entries relating 

thereto, the following shall be substituted , namely : 

" Rs. 5500 -175 - 9000/- " 
(xxvii ) against serial No . 28 relating to the post of Research Assistant, in column 4 and the entries relating 

thereto , the following shall be substituted , namely :- - 

" Rs . 5500 -175 -9000/- " 
(XXIX) against serial No. 29 relating to the post of Personal Assistant, in column 4 and the entrics relating 

thereto , the following shall be substituted, namely : -- 
" Rs . 5500 -175 -9000 /- " 
against serial No. 30 relating to the post of Assistant , in column 4 and the entrics relating thereto, the 
following shall be substituted, namely : 

" Rs. 5500 - 175 - 9000/- " 
( xi) against serial No. 31 relating to the post of Programmer Assistant, in column 4 and the entries relating 

therсto the following shall be substituted , namely :-- 

" Rs. 5500 -175-9000/ 
( xaoxii ) against serial No. 32 relating to the post of Junior Translator ( Hindi), in column4and the entries relating 

therсto the following shall be substituted , namely : 
" Rs. 5000-150 - 8000/- " 

[ E No. 15011/ 15/ 2001 - HR] 

A. K . JAIN, Jt. Secy. ( HR ) 
Explanatory Note : It is certified that the retrospective application of the above Rule shall not adversely affect the 

interest of any person to whom such rule shall be applicable. 
FootNote: The PrincipalRecruitmentRules were published in the Gazette of India vide GSR No. 524 dated the 

23- 11-96 and subsequently amended vide GSR No. 137 (E ) dated the 18 -3-98 GSR No. 82 (E ) dated the 
10 -2- 99 and GSR No. 609 ( E) dated the 23- 8-99 . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 जून, 2001 
सा. का . नि . 422( अ ). - केन्द्रीय सरकार मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ( 1994 का 10 ) की धारा 
40 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा (1 ) और धारा 40 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ( समूह ग और समूह घ( पद) भर्तीनियम 1996 का संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् : 
1 . साक्षप्त नाम और प्रारभ (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ( समूह ग 

और समूह घ) पद भर्ती ( संशोधन ) नियम 2001 है । 


JJoo 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II _ SEC. 3(6) ]] 


( 2 ) ये 1.1.96 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे । 


2. 


राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ( समूह ग और समूह घ पद )भर्तीनियम 1996 की अनुसूची में , 


सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से संबंधित क्रम सं . 1 के सामने स्तंभ 4 और उससे 
संबंधित प्रविष्टयों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् : 

" 4000 - 100 - 6000 / रु " 


( ii ) 


कनिष्ठ लेखाकार के पद से संबंधित क्रम सं. 2 के सामने स्तंभ 4 और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् : 

" 4000 - 100 - 6000/ - रु ) " 


( iii ) 


आशुलिपिक श्रेणी " घ" के पद से संबंधित क्रम सं. 3 के सामने स्तंभ 4 और उससे 
संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् : 

" 4000 - 100 - 6000 / रु0 " 
निम्न श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम सं. 4 के सामने स्तंभ 4 और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् : 

"3050- 75-3950 -80 - 4590 रु0 " 


( iv ) 


( v ) 


स्टाफ कार ड्राइवर के पद से संबंधित क्रम सं. 5 के सामने स्तंभ 4 और उससे संबंधित 
प्रविष्टयों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् : 

"3050 - 75 - 3950 - 80 - 4590/ - रु0 " 


( vi ) 


सवार हरकारा के पद से संबंधित क्रम सं . 6 के सामने स्तंभ 4 और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् : 

" 3050 -75- 3950 - 80 -4590/- रु0 " 


( vii ) 


कांस्टेबल के पद से संबंधित क्रम संख्या 7 के सामने स्तंभ 4 और उससे संबंधित 

प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
" 3050 - 75 - 3950 - 80 - 4590 / = रु0 " 


(viii ) 


पुस्तकालय सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्या 8 के सामने स्तंभ 4 और उससे 
संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

"2610 -60 - 3150 - 65 - 3540 / = रु0 " 


( ix ) 


दफ्तरी के पद से संबंधित क्रम संख्या 9 के सामने स्तंभ 4 और उससे संबंधित प्रविष्टयों 
के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् : 

" 2610- 60 -3150 - 65 -3540/ = 60 " 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( x ) 


चपरासी के पद से संबंधित क्रम संख्या 10 के सामने स्तंभ 4 और उससे संबंधित 
प्रवष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 2550 - 55 - 2660 - 60 - 3200 / = 60 " 


( xi ) 


फराश के पद से संबंधित क्रम संख्या 11 के सामने स्तंभ 4 और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 2550 - 55 - 2660 - 60 - 3200/ = 60 " 


( xii ) 


सफाई कर्मचारी के पद से संबंधित क्रम संख्या12 के सामने स्तंभ 4 और उससे बंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 2550 - 55 - 2660 - 60 - 3200 / = 60 " 


[ फा. सं. 15011/15/ 2001 एच. आर. ] 

ए. के . जैम , संयुक्त सचिव 


स्पष्टीकरण ज्ञापन : - यह सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त नियम को भूतलक्षी रूप से लागू होने से ऐसे 

किसी व्यक्ति के हित पर जिस पर यह नियम लागू है प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा । 


पाद टिप्पण : - मूल भर्तीनियम सा. का .नि. 175 तारीख 20 . 04 . 1996 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हुए 

थे और तत्पश्चात् सा. का.नि. 83 ( अ) तारीख 10 . 02. 1999 द्वारा संशोधन किए गए । 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 7th June, 2001 
G .S. R . 422 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause (b ) of sub - section (2 ) of 
Section 40 and section 40A of the Protection ofHuman Rights Act, 1993 (10 of 1994 ), the Central Governmenthereby makes 
the following rules to amend the National Human Rights Commission (Group C and Group D posts ) RecruitmentRules, 
1996namely : 

1. Short title and commencement (1) These rules may be called the NationalHuman Rights Commission (Group 
C and Group D Posts ) Recruitment ( Amendment) Rules , 2001 . 

(2 ) They shall be deemed to have comeinto force w .ef. 1 -1- 96 . 

2. In the Schedule of National Human Rights Commission (Group C and Group D Posts ) Recruitment Rules, 
1996 , 

against serial No. 1 relating to the post of Assistant Librarian , in Column 4 and the entries relating 
thereto, the following shall be substituted, namely : 
" Rs. 4000- 100- 6000 /-" 
against serial No . 2 relating to the post of Junior Accountant, in column 4 of the entries relating thereto, 
the following shall be substituted , namely - 
" Rs. 4000-100 -6000/ 
against serial No. 3 relating to the post of Stenographer grade D , in column 4 and the entries relating 
thereto, the following shall be substituted, namely : 
" Rs. 4000- 100 - 6000/- " 


178141 )21 - 2 


10 


THE GAZETTE OF INDLA : EXTRAORDINARY 


(PART II - SEC. 3 (1) ] 


2 


( iv ) against serialNo. 4 relating to the post of Lower Division Clerk , in column 4 and the entries relating 

thereto , the following shall be substituted , namely : 
" Rs. 3050 -75- 3950 -80 -4590/-" 
against serial No. 5 relating to the post of Staff Car Driver, in column 4 and the entries relating thereto , 
the following shall be substituted , namely : 

“ Rs. 3050 -75-3950 -80 -4590/-" 
(vi) against serial No. 6 relating to the post of Despatch Rider, in column 4 and the entries relating thereto , 

the following shall be substituted , namely : 

" Rs. 3050 - 75 -3950 -80 -4590 /-" 
(vi ) against serial No. 7 relating to the post of Constable, in column 4 and the entries relating thereto , the 

following shall be substituted , namely : -- 

“ Rs. 3050-75-3950-80-4590 /=” 
(viti ) against serial No . 8 relating to the post of Library Attendant, in column 4 and the entries relating thereto , 

the following shall be substituted , namely : 
" Rs. 2610 -60 - 3150 -63-3540/2" 
against serial No. 9 relating to the post of Daftry , in column 4 and the entries relating thereto, the 
following shall be substituted , namely : 
" Rs. 2610-60 -3150 -65 -33407-" 
against serial No . 10 relating to the post of Peon , in column 4 and the entries relating thereto , the 
following shall be substituted , namely : 
“ Rs. 2550-55-2660 -60 - 3200/-" 
against serial No. 11 relating to the post of Frash , in column 4 and the entries relating thereto , the 
following shall be substituted , namely : 
“ R $ 2550 -55- 2660 -60 -3200/2" 
against serial No. 12 relating to the post of Safai Kramchari, in column 4 and the entries relating thereto , 
the following shall be substituted , namely : 
" Rs. 2550 -55 - 2660 -60 -3200/-" 

. [File No. 15011/15 /2001-HR ) 

A .K . JAIN , Jt.Secy . (HR ) 
Explanatory Note : It is certified that the retrospective application of the above Rule shall not adversely affect the 

interest of any person to whom such rule shall be applicable. 
Foot Note :--- The Principal Recruitment Rules were published in the Official Gazette vide GSR 175 dated the 

20 -4 -96 and subsequently amended vide GSR 83 (E ) dated the 10 -2 - 99 . 


(xi ) 


Printed by the Manugor , Govt. of India Pross , Ring Rond, Mayapuri, Now Delhi-110064 

and Publuhod by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 . 


